निबंधन संख्या पी0टी0 - 40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


( सं0 पटना 757 ) 


9 आश्विन 1935 ( श ) 
पटना, मंगलवार , 1 अक्तूबर 2013 


जल संसाधन विभाग 

- - - 
अधिसूचना 

19 सितम्बर 2013 
सं0 22 / नि०सि०( देव०) - 10 - 11 / 2000 / 1150 — श्री फणीन्द्र नाथ सिंह , तत्कालीन कनीय अभियन्ता सिंचाई 
प्रमण्डल , देवधर सम्प्रति सेवानिवृत सहायक अभियन्ता द्वारा रामूडिह बाँध निर्माण योजना सं0 - 01 / 97 - 98 में बरती गयी 
अनियमितताओं को प्रथम दृष्टया प्रमाणित पाये जाने के उपरान्त, उनके विरूद्व प्रपत्र - " क " गठित करते हुए विभागीय 
संकल्प सं0 - 739 दिनांक 4.7.12 द्वारा बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण नियंत्रण एवं अपील) नियमावली 2005 के नियम 
17 तहत विभागीय कार्यवाही संचालित की गई । विभागीय कार्यवाही के संचालनोपरान्त संचालन पदाधिकारी से प्राप्त 
जॉच प्रतिवेदन की समीक्षा सरकार के स्तर पर की गई । समीक्षोपरान्त संचालन पदाधिकारी के मंतव्य से सहमत होते 
हुए सरकार द्वारा उन्हें दोषमुक्त करने का निर्णय लिया गया है । 

अतः उपरोक्त परिपेक्ष्य में श्री फणीन्द्र नाथ सिंह , तत्कालीन कनीय अभियन्ता सिंचाई प्रमण्डल , देवधर सम्प्रति 
सेवानिवृत सहायक अभियन्ता जल संसाधन विभाग , बिहार को दोषमुक्त किया जाता है । 
उक्त आदेश श्री सिंह को संसूचित किया जाता है । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से , 

श्याम कुमार सिंह, 
सरकार के विशेष सचिव । 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय , 
बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट ( असाधारण ) 757 -571+ 10 -डी0टी0पी0 । 

Website : http ://egazette .bih .nic. in 


